रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.-33004/99 


PAR/ 


INDIA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , जुलाई 31 , 2017 / श्रावण 9 , 1939 
NEW DELHI,MONDAY , JULY 31, 2017/SRAVANA 9, 1939 


सं . 2118] 
No. 2118 ] 


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 24 जुलाई, 2017 
का . आ . 2414(अ). - यत: पोत परिवहन , सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय , सड़क परिवहन एवं राजमार्ग 
विभाग में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का . आ . 123 ( अ), दिनांक 13.01. 2017, द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग- II , खण्ड -3, उपखंड-( ii ) में प्रकाशित एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (इसमें 
इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में देखें ) की धारा 3ए की उपधारा (1 ) के तहत जारी, केन्द्र सरकार ने असम राज्य के 
जोरहट जिले में भूमि के किमी. 402. 500 से किमी . 439 . 000 तक (देरगांव टाउन छोड़ कर नुमालीगढ़ से ककोदोंगा सेक्शन ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के हिस्से में निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने आदि ) अनुरक्षण , प्रबंधन एवं प्रचालन के 
लिए उक्त अधिसूचना की अनुबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के अर्जन के आशय की घोषणा की है। 

एवं यतः, उक्त अधिनियम की धारा 3ए की उपधारा ( 3) के तहत उक्त अधिसूचना का सार दिनांक 06.04. 2017 
के नियोमिया बरता " में प्रकाशित किया गया है । 

एवं यत: किसी भी व्यक्ति से सक्षम प्राधिकारी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। 

एवं यत :, उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्र सरकार को 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । 

अब , अत :, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद एवं उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा ( 1 ) 
के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अनूसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि पूर्वोक्त उद्देश्य हेतु अर्जित की जानी चाहिए । 

और इसके आगे , उक्त अधिनियम की धारा 3 ( डी ) की उपधारा ( 2) के अनुसरण में , केन्द्र सरकार एतद्वारा यह 
घोषणा करती है कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी प्रकार की 
बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से केन्द्र सरकार में निहित हो जाएगी । 


4613 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


म . 


की भूमिका 


दाग सं | पट्टा 


प्रकार 


हेक्टेयर में ) 


10 


अनुसूची 
असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर किमी. 402. 500 से किमी. 439 .000 (देरगांव शहर छोड़कर नुमालीगढ़ से काकोदोंगा 
पुल सेक्शन ) तक भूमि के हिस्से में आने वाली इमारत सहित या उसे छोड़कर अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण 

सर्वे सं . । भूमि । 

भूमि का 
जिला तालुक /मौजा गांव 

क्षेत्रफल स्वामी का नाम/पट्टेदार का नाम 

सं . | श्रेणी 
2 3 4 5 | 6 

|| 

7 | 8 
1 गोलाघाट 1. मोहुरा (1) 619/ पी 83 | बस्ती | निजी | 0.020 श्री . पबन सैकिया पुत्र / श्री मॉल 
बार्दिहिंगिया 

| 1 ) श्री . पदुम सैकिया 
619 / पी 83 बस्ती निजी | 0. 011 2) श्री . प्रकाश सैकिया पुत्र/ श्री . 

बामुन 
619/ पी 83 | बस्ती निजी 

श्री . जगत सैकिया पुत्र/ श्री . 
| 0 .020 

सोनेस्वर 
1 ) श्री . तेजेन सैकिया पुत्र/ श्री . 
गुलाप 

2) श्रीमती कल्यानी सैकिया 
622/ पी 234 | बस्ती | निजी 0.011 पतनी/ श्री . तंग्केस्वर 

3) श्री . त्रिदिप रंजन सैकिया 
4) श्री . दिब्यारंजन सैकिया 

पुत्र . श्री . तंग्केस्वर 
620 / पी 

सरकारी 
381 / पी 231 | बस्ती | निजी 0.011 परिदर्शन भवन कमरगाँव 

| 1) श्री . बुबुल सैकिया पुत्र/ श्री . | 

भुबन 
609/ पी 158 | बस्ती | निजी 0 .011 2) श्री . दीपन सैकिया 

3) श्रीमती. सीमा सैकिया 
पुत्र/ श्री . बकुल सैकिया 
1) श्रीमती . गुनी सैकिया 

पतनी/ श्री . स्वर्गीय भाद्रेस्वर 
601/पी 54 | बस्ती निजी | 0.007 

| 2) श्री . खिरुद सैकिया पुत्र / श्री . 
भाद्रेस्वर 
1 ) श्री . कोखेस्वर सैकिया 
पुत्र / श्री . स्वर्गीय धर्मनाथ 

2 ) श्री . रंजन सैकिया पुत्र / श्री . 
| 607/ पी 82 | बस्ती निजी | 0.023 पुनेस्वर 

| 3) श्री . महेंद्र सैकिया 
| 4) श्री . राना सैकिया पुत्र / श्री . 
नारायन 

1 ) श्री . जोगेन सैकिया 
608/ पी 288 | बस्ती | निजी | 0 .0242 ) श्री . बलिन सैकिया पत्र / श्री . 

गोलाप सैकिया 
1608/ पी 288 बस्ती | निजी ____ 0 .013 श्री . ब्रोजेन जयमाल 
608/ पी 288 | बस्ती निजी 

| श्री . दिपंजित सैकिया पुत्र/ श्री . 
0 .047 

हारू 

श्री . जोगेन सैकिया पुत्र/ श्री . 
608/पी 288 बस्ती निजी | 0. 007 

स्वर्गीय हारू 


[ भाग II - खण्ड 


3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 1 


2 


3 


4 


5 6 7 8 
609/ पी 158 बस्ती निजी 


9 
0. 007 


2. खुमतई ( 2) कमरगांव 


185/पी 172 बस्ती | निजी | 0.057 


10 
श्री . दिपंजित सैकिया पुत्र / श्री . 
हारू 
1 ) श्री . बुधेस्वर सरमः पुत्र / श्री . 
स्वर्गीय जोगेन 
2) श्री . बुधिन्द्र नाथ सरमः 
3 ) श्री . दुलाल सरमः 
4) श्री . नंदा नाथ सरमः 
5 ) श्री . अनंदा सरमः 
6) श्री . उमानंदा सरमः 
7) श्री . बिनंदा सरमः पुत्र/ श्री . 
स्वर्गीय सिधेस्वर सरमः 
1 ) श्री . सिधेस्वर सरमः पुत्र/ श्री . 
जोगेस्वर सरम 
| श्री . रमेश बोरा पुत्र/ श्री . स्वर्गीय 
जिउराम 


539/ पी एपी बस्ती निजी 


____ 0 .014 


3. डेरगांव 


( 3) सीतल 

पठार 


| 103/ पी 15 कृषि | निजी 


____ 0 . 080 


योग 


0 . 366 


[ फा . सं. एनएचआईडीसीएल /असाम / एनएच - 37 / एलए गोलाघाट/0. 366 ( 3डी )/ 2017] 

राजेश गुप्ता , उप- सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 24th July , 2017 


S .O . 2414 (E ).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, 
Road Transport and Highways , Department of Road Transport and Highways number S . O . 123 ( E ), dated 
13.01. 2017 published in Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section ( ii ) issued under sub 
section (1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), 
the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said 
notification for building (widening/ four-laning , etc .), maintenance , management and operation of National 
Highway No. 37 on the stretch of land from Km 402 .500 to Km 439. 000 (Numaligarh to Kakodonga Bridge 
excluding Dergaon Town section ) in District of Golaghat in the State of Assam 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Niyomia Barta (Assamese 
Newspaper)” dated 06 .04 .2017 ; under sub -section (3 ) of section 3 ( A ) of the said Act; 


alll 


And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority; 

And whereas, in pursuance of sub -section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


SCHEDULE 


No . 


t 


( 1 ) 


hing 


Dag & Patta Nos. (Villagewise ) for Acquisition of Land for 4 - Laning of NH - 37 to be published in the Govt. 
Gazette Notification from KM . Ch. 402.500 to KM . Ch .439 .000 for Golaghat District (Excluding Dergaon Town ) 

Survey No. | Type Nature 

Name of the land 
SI. Name of Name of the Name of the 

Area in 
Dag No. Patta of of 

owner /Interested 
District Taluk /Mouza Village 

Hectres 
No . Land Land 

persons 
1 2 

3 

4 5 6 7 8 9 

10 
| Golaghat 1 .Mohura 

83 Private 
619/P 

Basti 0.020 

Sri Paban Saikia 
Bardihingia 

S / O Mal 

1 ) Sri Padum Saikia 
619/P 83 Private Basti 0 .011 2 ) Sri Prakash Saikia 

S / O Bamun 
83 Private 
619 /P 

Basti | 0.020 

Sri Jagat Saikia 
S /O Soneswar 
1) Sri Tejen Saikia 
S / O 

Gulap 
(2 ) Smti Kalyani Saikia 

W / O Tangkeswar 
622 /P 234 Private Basti 0.011 3) Sri Tridip Ranjan 

Saikia 
4 ) Sri Dibyaranjan 
Saikia 

S / O Tangkeswar 
620 / P Govt . 

0 .003 Govt. 

Paridarshan Bhawan , 
381/P 231 Private Basti 0.011 

Kamargaon . 
1 ) Sri Bubul Saikia 
S / O 

Bhuban 
609/P 158 Private Basti 0 .011 2) Sri Dipan Saikia 

3 ) Smti Sima Saikia 
S /O Bakul Saikia 
1 ) Smti Guni Saikia , 

W /O Lt. Bhadreswar 
601/P 54 Private Basti 0. 007 

(2 ) Sri Khirud Saikia 
S / O Bhadreswar 
1 ) Sri Kokheswar 
Saikia 
S / O Lt. Dharmanath 

2) Sri Ranjan Saikia 
607/P 82 Private Basti 0 .023 S /O Puneswar 

3 ) Sri Mahendra 
Saikia 
4 ) Sri Rana Saikia 
S /O Narayan 

1) Sri Jogen Saikia 
608 /P 288 Private Basti 0 .024 2) Sri Balin Saikia 

S /O Golap Saikia 
288 Private Basti 0.013 

Sri 
608/P 

Brojen Saikia 
S / O Jaymal 

Sri Dipanjit Saikia 
608 /P 288 Private Basti | 0 .047 

S / O Haru 

Sri Jogen Saikia 
608 / P 288 Private Basti 0 .007 

S / O Lt. Haru 
609 /P | 158 Private 

Sri Dipanjit Saikia 
Basti 0 .007 S /O Haru 


[ PFT II - W05 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


6 


7 


8 


9 


23 

2 . Khumtai 


( 2 ) Kamar 

Gaon 


185/P 


172 Private Basti 


0.057 


10 
1 ) Sri Budheswar 
Sarmah 
S / O Lt. Jogen 
2 ) Sri Budhindra Nath 
Sarmah 
|3 ) Sri Dulal Sarmah 
|4 ) Sri Nanda Nath 
Sarmah 
5 ) Sri Ananda Sarmah 
6 ) Sri Umananda 
Sarmah 
7 ) Sri Binanda Sarmah 
S /O Lt. Sidheswar 
Sarmah 
Sri Sidheswar Sarmah 
S /O Lt. Jogeswar 
Sarmah 
Sri Ramesh Bora 
S / O Lt. Jiuram 


539 / 

P 


AP Private Basti 


0.014 


3. Dergaon 


( 3 ) Sital 
Pathar 


103/P 


15 


Private Agri 


0.080 


Total 


0 . 366 


[F. No. NHIDCL/Assam /NH - 37/LA Golaghat/0 .366 (3D )/2017 ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


RAKESH SUKUL SUKUL" signe. 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2017 .08.01 22:32:39 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


